. . . . 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. --33002/ 99 


REGISTEREDNo. D . L . - 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 178) 
No. 178] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 25 , 2012 / कार्तिक 3, 1934 
DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25 , 2012 /KARTIKA 3, 1934 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं . 174 

IN. C. T . D . No. 174 


भाग - IV 


PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


राजस्व विभाग 


अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 25 अक्तूबर, 2012 
सं . फा . 23( 408 ) / राज. / स्था . / एस. आर. / 2259.---- गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
सं. यू. 11011/ 2/ 74 - यूटीएल ( 1 ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 
1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 20 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल , श्री धर्म पाल , आईएएस , सचिव ( राजस्व )/ मंडलीय 
आयुक्त , दिल्ली को कार्यभार संभालने की तिथि से अपने पद पर बने 
रहने अथवा अगले आदेशों तक , इनमें जो भी पहले हो , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं । 

सं. फा . 23 ( 408 ) / राज. / स्था . / एस. आर./ 2259.- -- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
सं. यू. 11011/ 2/74 - यूटीएल (i ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 
1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 20 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल , श्री धर्म पाल , आईएएस , सचिव ( राजस्व )/ मंडलीय । 
आयुक्त , दिल्ली , कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कार्यभार संभालने की तिथि 
से अपने पद पर बने रहने अथवा अगले आदेशों तक , इनमें जो भी 
पहले हो , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समस्त 11 जिलों के । 
समवर्ती जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करते हैं । 
4056 DG/2014 


REVENUE DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 
Delhi, the 25th October , 2012 

E. No. 23 (408 )/Rev./Estt./S .R . /2259. - In exercise 
of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 20 of 
the Codeof Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs , 

Notification No . U - 11011/274- UTL (i) dated the 20thMarch , 
1974 , the Lt.Governor ofNational Capital Territory of Delhi 
is pleased to appoints Shri Dharam Pal, IAS, Secretary 
(Revenue )/Divisional Commissioner, Delhi to be an 
ExecutiveMagistrate in the National Capital Territory of 
Delhi w .e. f. the date of assumption of charge to till such 
time he holds the present post or till further orders , 
whichever is earlier. 

___ E. No. 23( 408)/ Rev./ Estt./ S . R ./ 2259 . --- In exercise 
of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 20 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs , 
Notification No. U -11011/ 2 /74 -UTL (i) dated the 20th March , 
1974, the Lt.Governor ofNationalCapital Territory ofDelhi 
is pleased to appoints Shri Dharam Pal, IAS , Secretary 
( Revenue )/ Divisional Commissioner , Delhi , Executive 
Magistrate to be concurrently DistrictMagistrate of all the 
11 Districts of National Capital Territory of Delhi w.e.f.the 
date of assumption of charge to till such timehe holds the 
present post or till further orders,whichever is earlier . 


HO 


. . 


र 


. 


. . - 


- 


- . -.. . 


- . ...... .... -. . - - -- - -- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. / स्थापना / उ. आ . / 2011/ 2262.-~~~- श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी ) , श्री प्राणजल जे . 
हजारिका , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स ( परिवीक्षार्थी ) जिन्होंने 2 माह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम 
. के संदर्भ में राजस्व विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया है क्रमशःजिला दक्षिण - पूर्व, जिला दक्षिण तथा जिला उत्तर में तहसीलदार का कार्यभार 

3 - 10 - 2012 से 18 - 10 - 2012 तक संभालेंगे । अत : : ---- 


1. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. / स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2262. --- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 

1887 की ( उप -धारा 27 / 1 / बी (1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल ( 1 ) श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), ( 2) श्री प्राणजल जे हजारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 3) श्री विवेक 
अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर 
कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , सम्बन्धित जिला में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं । 


उपर 


2. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. / स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2262. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर- प्रदेश भू - राजस्व 
अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , 
(1 ) श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), (2) श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) ( 3) श्री विवेक अग्रवाल 
दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं 
अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , सम्बन्धित जिला में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं । 


3. सं . फा . 1( 636 ) / जी. ए. / स्थापना / उ . आ . / 2011 / 2262.---- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डींग 
अधिनियम 1948 ( 1948 की अधिनियम सं0 50 ) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), ( 2) श्री प्राणजल जे हज़ारिका , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) 
( 3) श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में 
तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , सम्बन्धित जिला में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत 
चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं । 


4. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. / स्थापना / उ . आ ./ 2011 / 2262. ---- राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू- राजस्व 
अधिनियम 1954 ( 1954 की अधिनियम सं0 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल (1) श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), ( 2) श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) ( 3) श्री विवेक 
अग्रवाल, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर 
कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , सम्बन्धित जिला में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं । 


E. No. 1 ( 636 )/ GA/ Estt./ DC/ 2011/ 2262 . --- Consequent upon joining in Revenue Department for 2 months district 
training programme Shri Navlendra Kumar Singh , Shri Pranjal J. Hazarika and Shri Vivek Aggarwal, DANICS Probationers 
shall perform various functions as Tehsildar in District South- East , South and North respectively w .e. f. 3- 10 - 2012 to 
18 -10- 2012. Now,therefore, 


1. E. No. 1( 636 )/ GA/ Estt./ DC / 2011/2262. -~~-In exercise of the powers conferred by Clause ( b ) of sub -section ( 1 ) 

of Section 27 of the Punjab land Revenue Act, 1887 ( Act No. XVII of 1887 ), as enforced in the NCT 
of Delhi , the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon ( 1 ) Shri 
Navlendra Kumar Singh , DANICS Probationer , ( 2 ) Shri Pranjal J . Hazarika , DANICS 
Probationer and ( 3 ) Shri Vivek Aggarwal, DANICS Probationer, the powers of Assistant 
Collector, Grade -II under the said Act in the respective districts w .e.f. the date of assumption of 
charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further 
orders which ever is earlier. 


2 . F. No . 1(636 )/GA/Estt./DC / 2011 /2262 . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 15 

of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi , 
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon ( 1 ) Shri Navlendra 
Kumar Singh , DANICS Probationer, ( 2 ) Shri Pranjal J. Hazarika, DANICS Probationer and 
( 3 ) Shri Vivek Aggarwal, DANICS Probationer , the powers of Assistant Collector, Grade- II 
under the said Act in in the respective districts w . e .f. the date of assumption of charge and so long 
as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is 
earlier . 


dard 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
PART IV ] 
3. F . No. 1(636 )/GA/ Estt./DC /2011/2262. - In exercise of powers conferred by sub -section (2 ) of Section 14 of 

the East Punjab Holdings ( Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act 1948 (Act No . 50 of 
1948 ), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital. 
Territory of Delhi hereby appoints ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS Probationer, (2 ) 
Shri Pranjal 3. lazarika , DANICS Probabiliter önid 3 ) Shri Vivek mygarwai, DANICS 
Probationer as Consolidation Officer for the purpose of the aforesaid Act , in the respective 
districts w . e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the 
Revenue Department or till further orders which ever is earlier. 


. 4 . F. No. 1(636 )/GA /Estt./DC /2011 /2262 . — In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land 

Revenue Act , 1954 ( Act No . 12 of 1954 ). the Lt . Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to confer upon ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS Probationer, ( 2 ) Shri 
Pranjal J. Hazarika , DANICS Probationer and ( 3 ) Shri Vivek Aggarwal , DANICS 
Probationer the powers of Assistant Collector, Grade - II under the said Act in the respective 
districts w . e .f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the 
Revenue Department or till further orders which ever is earlier. 


सं . फा . 1( 636 ) / जी. ए./ स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2261. - - श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) , श्री प्राणजल जे . 
हजारिका , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 2 माह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम 
के संदर्भ में राजस्व विभाग में कार्य भारग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला दक्षिण - पूर्व, जिला दक्षिण तथा जिला उत्तर में उप - मंडलीय 
दण्डाधिकारी का कार्यभार 19 - 10 - 2012 से 2 - 11- 2012 तक संभालेंगे । अतः : 


. 


1. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए./ स्थापना / उ. आ ./ 2011 / 2261. - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 

1887 ( 1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17 ) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री 
नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल 
दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश 
तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते है । 


2. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. / स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2261.- -- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू - राजस्व 

अधिनियम 1901 ( 1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री 
नवलेन्द्र कुमार सिंह , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हजारिका, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल 
दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश 
तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते है । 


3. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. / स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2261. - - दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम 1954 ( 1954 का अधिनियम संख्या 12.) 

की धारा 75 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा । द्वारा सत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका , दानिक्स 
( परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम 
श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी 
शक्तियों अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर 
कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान करते है । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


4. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. /स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2261. --- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल 

निकास अधिनियम 1873 ( 1873 का अधिनियम संख्या 02 ) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा 
.. : . . प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये श्री नवलेन्द्र 
कुमार सिंह, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हजारिका, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स 
( परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं 
जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले 
हो , प्रदान करते है । 


5. सं . फा . 1( 636 ) / जी . ए. / स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2261. - दिल्ली भां सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 

के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम 
की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, दानिक्स 
( परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हजारिका , दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को 
सम्बन्धित जिले में उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से 
एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी 
पहले हो , प्रदान करते है । 


6 . सं. फा . 1( 636 ) / जी. ए./ स्थापना / उ. आ . / 2011 / 2261.---- पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 

( 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह , दानिक्स ( परिवीक्षार्थी), 
श्री प्राणजल जे हज़ारिका, दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) और श्री विवेक अग्रवाल दानिक्स ( परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में उस 
समय तक बन्दोबस्त अधिकारी ( चकबन्दी) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व 
विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो , नियुक्त करते 


7. सं . फा . ( 636 )/ जी . ए. स्थापना / उ. आ ./ 2011 / 2261. - देल्ली भूमि जोत ( सीमाबंदी ) अधिनियम 1960 ( 1960 का 

अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य 
करने के लिये श्री नवलेन्द्र कुमार सिंह, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री प्राणजल जे हज़ारिका और श्री विवेक अग्रवाल 
भा० प्रा० से0 (परिवीक्षार्थी) को सम्बन्धित जिले में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग 
में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते है । 


ENo. 1( 636 )/ GA/ Estt./ DC/ 2011/ 2261. - Consequent upon joining in Revenue Department for 2 months district 
training programme ShriNavlendra Kumar Singh , Shri Pranjal J.Hazarika and Shri Vivek Aggarwal,DANICS Probationers 
shall perform various functions as Sub - DivisionalMagistrate in District South - East , South and North respectively w .c .1. 

19 -10 - 2012 to2-11 - 2012. Now, therefore, 
1. F. No. 1(636 )/GA /Estt./DC /2011/2261. - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1 ) of section 27 

of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National 
Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers 
upon ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS ( Probationer ) ( 2 ) Shri Pranjal J. 
Hazarika DANICS ( Probationer ) and ( 3 ) Shri Vivek Aggarwal , DANICS ( Probationer ), 
the power of Assistant Collector , Ist Class under the said Act within respective districts w .e .f. the 
date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub - DivisionalMagistrate in the 
Revenue Department or till further orders whichever is earlier, 


2 . F.No. 1(636 )/GA /Estt./DC /2011/2261. - In exercise of the powers conferred by Sub- section ( 1 ) of section 15 

read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 ( Act No . III of 1901 ) as extended to . 
the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


. . . hereby appoints ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS (Probationer ) ( 2 ) Shri Pranjal 

: J. Hazarika DANICS (Probationer ) and ( 3 ) Shri Vivek Aggarwal, DANICS (Probationer ) 
as Assistant Collector , Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, 
and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within respective districts 
w . e. f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub -Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier. 


3. F. No. 1(636 )/GA/Estt./DC/2011/2261 . - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1 ) of section 7 

read with 76 of the Delhi Land Revenue Act , 1954 (Act No. 12 of 1954 ) the Lt. Governor of 
Naciona : Capital Territory of Delhi, hereby appoints ( 1 ) Shri Navieridra Kumar Singh , DANICS 
(Probationer ) ( 2 ) Shri Pranjal J. Hazarika DANICS (Probationer ) and ( 3 ) Shri Vivek 
Aggarwal, DANICS (Probationer ) as Assistant Collector , Ist Class and Revenue Assistant in 
the National Capital Territory of Delhi and confers upon them all the powers of Collector under the 
said Act within respective districts w . e.f. the date of assumption of charge and so long as they 
hold the post of Sub - Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders 
whichever is earlier . 


4 . F. No. 1 (636 )/GA/ Estt ./DC /2011 /2261 . In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 

of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act , 1873( Act No . 2 of 1873) as enforced in 
the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi 
hereby appoints ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS (Probationer ) ( 2 ) Shri Pranjal 
J . Hazarika DANICS (Probationer and ( 3 Shri Vivek Aggarwal, DANICS ( Probationer 
as Collector , to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within 
respective districts w . e . f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of 
Sub - Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier . 


5. F.No. 1 (636 )/GA /Estt./DC /2011 /2261.-----In exercise of powers conferred by clause 19 - A of section 3 of the 

Delhi Land Reforms Act, 1954( Act No. 8 of 1954 ) the Lt. Governor of National Capital Territory of 
Delhi, hereby empowers ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS (Probationer ) ( 2 ) Shri 
Pranjal ) . Hazarika DANICS ( Probationer ) and ( 3 ) Shri Vivek Aggarwal, DANICS 
(Probationer ) as Assistant Collector , Ist class to perform the function of Revenue Assistant 
described in the Schedule I as appended to the said Act within respective districts w .e .f. the date 
of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub - Divisional Magistrate in the 
Revenue Department or till further orders whichever is earlier. 


6 . F . No. 1 (636 )/GA/ Estt./DC /2011/2261.- - In exercise of the powers conferred by Sub Section ( 1 ) of Section 20 

of East Punjab Holdings ( Consolidation & Prevention of Fragmentation ) Act 1948 (Act No. 50 of 
1948 ) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoints ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS 
(Probationer ( 2 ) Shri Pranjal J . Hazarika DANICS (Probationer) and ( 3 ) Shri Vivek 
Aggarwal, DANICS ( Probationer as Settlement Officer (Consolidation ) for withi 
districts w . e .f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub 
Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier . 


J: 


7. F . No. 1(636 )/GA / Estt./DC /2011 /2261 .--- In exercise of the powers conferred by Clause ( c ) of the Section 2 of 

the Delhi Land Holding (Ceiling) Act, 1960 (F .No. 24 of 1960 the Lt. Governor National Capital 
- Territory of Delhi, is pleased to authorize ( 1 ) Shri Navlendra Kumar Singh , DANICS 
. (Probationer ( 2 ) Shri Pranjal J . Hazarika DANICS (Probationer ) and ( 3 )Shri Vivek 

Aggarwal, DANICS (Probationer ) to perform the function of the Competent Authority under 
the said Act within respective districts to which the provisions of the said Act are applicable 
w . e . f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Sub -Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier. 


Lestan 12 -2 


tik 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


सं . फा . 11( 11 ) / रा . स्था . / स. रा . / पी . टी . / पी. एफ . / 2260. - - सेवा विभाग , दिल्ली सरकार के आदेश सं. 491 दिनांक 12--9 - 2012 
के संदर्भ में श्री धर्म पाल , भा . प्र. से. ( AGMU : 88 ) ने दिनांक 14-- 9 - 2012 ( पूर्वाहन ) को सचिव ( राजस्व )/मंडलायुक्त , दिल्ली का कार्यभार 
संभाल लिया है । अतः : 


- 


1 . 


दिल्ली भू- राजस्व अधिनियम 1954 की धारा. 74 के साथ पठित धारा 4 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उप - राज्यपाल , श्री धर्म पाल , भा .प्र. से . ( AGMU: 88 ) को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे 
सचिव ( राजस्व ) / मण्डलायुक्त , दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली में कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं । 


__ 2 .. 


दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 3 ( 6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उप - राज्यपाल श्री धर्म पाल , भा . प्र. से . ( AGMU: 88 ) , को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव 
( राजस्व) / मण्डलायुक्त , दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अंतर्गत 
उपायुक्त के कार्यपालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं । .. 


- 


---- 


- 


-- 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब टेनेसी अधिनियम 1887 की धारा 105 ( 1) ( ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल , श्री धर्म पाल , भा .प्र . से . ( AGMU: 88 ) को अपने कार्य भार 

संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव ( राजस्व ) / मण्डलायुक्त , दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो 
· भी पहले हो उक्त अधिनियम के अतंर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं । 


4 . 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू - राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल श्री धर्म पाल, भा .प्र . से . ( AGMU: 88) को अपने कार्य भार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव ( राजस्व ) / मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो 
भी पहले हो उक्त अधिनियम के अतंर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं । 


5 . 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-- राज्यपाल श्री धर्म पाल, भा .प्र. से . ( AGMU: 88 ) को अपने कार्य भार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव ( राजस्व) / मण्डलायुक्त , दिल्ली के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक 
जो भी पहले हो उक्त अधिनियम के अतंर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं । 


. 


. 


u 


-war 


. 


.. 


- 


. 


" 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत ( चकबन्दी एवं विखण्डन रोकथाम ) अधिनियम 1948 की धारा 41 
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल , श्री धर्म पाल, भा.प्र .से . ( AGMU : 
88) को अपने कार्य भार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे सचिव ( राजस्व) / मण्डलायुक्त, दिल्ली के पद पर बने रहते हैं 
अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो कथित अधिनियम की धारा 21 ( 4) के अतंर्गत बंदोबस्त अधिकारी ( चकबंदी) द्वारा 
धारा 21 ( 3) में पारित किये गये आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

___ आदेश से तथा उनके नाम पर , 
कुलदीप सिंह गंगर , विशेष सचिव , ( राजस्व ) , उपायुक्त ( मुख्यालय ) . 


PARTIVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


E . No. 11 (11 )/Rev. Estt./S .R ./P. T ./P .F ./2260 . — In pursuance of Services Department s Order No . 491 dated 
12 - 9- 2012 , Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88 ) has joined as Secretary (Revenue )/ Divisional Commissioner, Delhi on 
14 - 9 -2012 (F /N ). Now , therefore , - 


(1) In exercise of powers conferred by section 4 read with section 74 of the Delhi Land Revenue Act, 

1954 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints, Shri Dharam 
Pal , IAS (AGMU : 88 ) as Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the 
powers of Collector to him w . e.f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post 
of Divisional Commissioner , Delhi, or till further orders which ever is earlier. 


(ii) In exercise of powers conferred by section 3 (6 ) of the Delhi Land Reforms Act , 1954 , the 

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empowers Shri Dharam Pal, IAS 
(AGMU : 88 ) to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National 
Capital Territory of Delhi w . e. f. the date of assumption of charge and so long as he holds the post of 
Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier. 


(iii ) In exercise of powers conferred by section 105 (1 ) (a ) of the Punjab Tenancy Act , 1887 as enforced in 

the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is 
pleased to confers upon Shri Dharam Pal, IAS ( AGMU : 88 ) all powers of Collector under the said 
Act in the National Capital Territory of Delhi w . e . f. the date of assumption of charge and so long as 
he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier, 


( iv ) In exercise of powers conferred by Section 27 ( 1 ) (a ) of the Punjab Land Revenue Act, 1887 , as 

enforced in the National Capital Territory of Delhi of Delhi, the Lt. Governor of National Capital 
Territory Delhi is pleased to confers upon Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88 ) all powers of 
Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w .e .f. the date of assumption of 
charge and so long as he holds the post of Divisional Commissioner , Delhi or till further orders which 
ever is earlier . 


(v ) In exercise of powers conferred by Section 14 of the Uttar Pradesh Land Revente Act, 1901 , as 

enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of 
Delhi is pleased to confers upon Shri Dharam Pal, IAS ( AGMU : 88 ) all powers of Collector under 
the said Act in the National Capital Territory of Delhi w .e .f. the date of assumption of charge and so 
long as he holds the post of Divisional Commissioner, Delhi or till further orders which ever is earlier. 


( vi) In exercise of powers conferred by Section 41( 1) of the East Punjab Holdings ( Consolidation and 

Prevention of Fragmentation ) Act 1948 , as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. 
Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Dharam Pal, IAS (AGMU : 88 ) 
as appellant authority and delegates the powers of hearing appeals under Section 21 (4 ) of the said 
Act against the order of Settlement Officer (Consolidation ) passed under Section 21(3 ) of the said Act 
to him w .e .f the date of assumption of charge and so long as he holds the post of Divisional 
Commissioner , Delhi or till further orders which ever is earlier . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
KULDEEP SINGH GANGAR , Spl, Secy. (Revenue ),Dy. Commissioner (110 ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


